निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 290 ) पटना , बुधवार , 12 अप्रील 2017 


सं0 2 / आरोप - 01 - 66 / 2014 – सा0प्र0 - 2416 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

28 फरवरी 2017 
मो0 अनामुल हक सिद्दिकी (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 447 / 11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम , 
भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि में नियम विरूद्ध कार्य करने , निगम को आर्थिक क्षति 
पहुँचाने , कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता बरतने , उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने , जनहित के विरूद्ध कार्य 
करने , पर्यवेक्षण का अभाव एवं निगम मुख्यालय की स्वीकृति के बिना वेतनवृद्धि की निकासी कर वित्तीय अनियमितता 
बरतने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14335 दिनांक 21.10. 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की 
गयी । श्री अनामुल हक सिद्दिकी दिनांक 30 . 11. 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय 
कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है । 

। अतः मो0 अनामुल हक सिद्दिकी (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 447 / 11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य 
निगम , भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 
43( बी0 ) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भीम प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 290 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://legazette. bih. nic.in 


